निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 2 जनवरी 2013 


( सं ० पटना 34 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 
13 दिसम्बर 2012 


सं 0 22 / नि 0 सिं ०( वीर० )-07-13 / 2010 / 1377 - श्री जर्नादन पासवान, तत्कालीन सहायक अभियन्ता ( अवर 
प्रमण्डल पदाधिकारी) सिंचाई अवर प्रमण्डल , प्रतापगंज के विरूद्व उनके पदस्थापन अवधि में ग्लोबल टेण्डर के तहत 
प्रतापगंज सिंचाई अवर प्रमण्डल ( कोशी कॉलोनी) के अन्दर कराये गये कार्यो में बरती गयी भारी अनियमितता की जांच 
उड़नदस्ता संगठन से करायी गयी । प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त कार्य में शिथिलता एवं अनियमितता 
बरतने के विन्दु पर विभागीय पत्र सं0-1182 दिनांक 21.9.11 से स्पष्टीकरण पूछा गया । 

प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त इनके विरूद्व विभागीय संकल्प सह ज्ञाप सं0-376 दिनांक 12.4.12 द्वारा 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की 


गयी । 


। 


संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । समीक्षा में संचालन 
पदाधिकारी के द्वारा पूर्णतः एवं अशंतः प्रमाणित पाये गये आरोपों से सहमत होते हुए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया 
गया है : 


1. " निन्दन वर्ष 2010-11 
2. एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 
सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री जर्नादन पासवान , तत्कालीन सहायक अभियन्ता को निम्नांकित 


दण्ड दिया जाता है: 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 जनवरी 2013 
1. "निन्दन वर्ष 2010-11 
2. एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 
इसमें माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 
उक्त आदेश श्री पासवान, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जे 0 एन 0 पी 0 सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 34-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


